M 


. 


" 


सत्यमेव जयते 


झारखण्ड गजट 

असाधारण अंक 
झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित 


5 चैत्र , 1940 ( श० ) 
26 मार्च, 2018 (ई० ) 


संख्या- 318 राँची, सोमवार , 


गृह, कारा एवं आपदा प्रबंधन विभाग । 


अधिसूचना 
5 फरवरी, 2018 ई.। 


संख्या - 13/ पी०1- 8001/ 2010-767/ सी०-- श्री टी० कंदासामी, भा०प०से० (1997), पुलिस महानिरीक्षक , 
गृह रक्षा वाहिनी एवं अग्निशमन सेवाएँ, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक 
निदेशक , झारखण्ड पुलिस अकादमी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 

संख्या - 13/ पी०1- 8001 /2010- 768 / सी० -- श्रीमती अन्नेषु विजयालक्ष्मी, भा०पु०से० ( 2006 ), पुलिस 
अधीक्षक , भ्रष्टाचार व्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , 
रामगढ़ के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


NOO 


संख्या - 13 /पी०1 - 8001/2010- 769/ सी०-- श्री अनुप बिरथरे, भा०पु०से० (2006), पुलिस अधीक्षक , 
हजारीबाग , को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक वरीय पुलिस अधीक्षक, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के 
पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


झारखण्ड गजट ( असाधारण ) सोमवार , 26 मार्च, 2018 
संख्या- 13 / पी०1- 8001/ 2010- 770/ सी० -- श्री मयूर पटेल कनैयालाल, भा०प०से० ( 2007), पुलिस 
अधीक्षक, दुमका ( अतिरिक्त प्रभार - समादेष्टा , एस०आई०आर०बी० -1, दुमका) को स्थानान्तरित करते हुए अगले 
आदेश तक पुलिस अधीक्षक , पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 13/ पी०1 - 8001/ 2010- 771/ सी०-- श्री सुदर्शन प्रसाद मंडल , भा०पु०से० ( 2007), पुलिस 
अधीक्षक , भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो, झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
अधीक्षक , साहेबगंज के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 13 /पी०1 -8001/ 2010- 772/सी०-- श्री अनीष गुप्ता, भा०पु०से० ( 2008 ), पुलिस अधीक्षक , 
पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , हजारीबाग के पद 
पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या- 13/ पी०1 - 8001/ 2010 -773 / सी० -- श्री दीपक कुमार सिन्हा , भा०पु०से० (2008), पुलिस 
अधीक्षक , पश्चिमी सिंहभूम, चाईबासा को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , 
भ्रष्टाचार निरोधक व्यूरो , झारखण्ड, राँची के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या - 13 / पी०1- 8001/2010 -774/ सी० -- श्री संजीव कुमार , भा०पु०से०( 2009 ), पुलिस अधीक्षक , 
नक्सल ( अभियान ), पुलिस मुख्यालय , झारखण्ड, राँची को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस 
अधीक्षक , सिमडेगा के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


संख्या- 13/पी०1- 8001/ 2010- 775/ सी०-- श्री धनंजय कुमार सिंह, भा०पुसे० ( 2010), पुलिस 
अधीक्षक, साहेबगंज को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक निदेशक ( पुलिस अधीक्षक ), झारखण्ड पुलिस 
अकादमी, हजारीबाग के पद पर पदस्थापित किया जाता है । 


संख्या - 13/ पी०1-8001/ 2010-776/ सी०-- श्री किशोर कौशल, भा०पु०से० ( 2012), पुलिस अधीक्षक , 
रामगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक पुलिस अधीक्षक , दुमका के पद पर पदस्थापित किया 
जाता है । 


संख्या- 13 /पी01 - 8001/ 2010 -777 /सी०-- श्री खोत्रे श्रीकांत सुरेश राव, भा०पु०से० ( 2015), अनुमंडल 
पुलिस पदाधिकारी , रामगढ़ को स्थानान्तरित करते हुए अगले आदेश तक अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी , पतरातू 
के पद पर पदस्थापित किया जाता है | 


हु 


झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से , 


राम लखन राम , 
सरकार के अवर सचिव । 


झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय , राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित , 

झारखण्ड गजट ( असाधारण ) 318 -- 50 


